. 


384 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 20, 1979 ( PHGN . 29 , 1900 SAKA ) 


I PARTY 


- 


क्रमांक 1929-ज ( I) -78/12691.-- श्री चन्द्र भान , पुत्र श्री राम रत्तन , गांव खामपुरा , तहसील मारनौल , जिला 
महेन्द्रगढ़ की दिनांक 13 फ़रवरी, 1978 को हुई मृत्य के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) 
तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चन्द्र भान की मुब्लिग 150 रु ० वार्षिक की जागीर 
जो उसे पंजाब/ हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक: 6388 - जे ०एन०-III - 66/ 10381, दिनांक 4 जून , 1966 तथा अधिसूचना 
क्रमांक 5041-प्रार-JI ]-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 , द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सिगारों के 
के नाम खरीफ़ , 1978 से 150 रु ० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते है । 

क्रमांक 1986- ज(I )-78/12695 .-- श्री भाग मल राम, पुत्र श्री दाता राम, गांव नोसवां, तहसील दादरी, जिला 
भिवानी , की दिनांक 18 अप्रैल , 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया 
है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए)( 1 ए) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भाग मल राम 
की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/ हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2929- जे ०एन (III ) 
66/5451 , दिनांक 1 अप्रैल , 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 -प्रार-] ]J- 70 / 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970, द्वारा 
मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती ननु देवी के नाम खरीफ़ , 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दो 
गई शर्तों के अंतर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 8 मार्च, 1979 
क्रमांक 165 - ज (I )-79/13280.--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि . उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सोपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के 
सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व पता 


तहसील 


फसल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई . 


वादिक 
राशि 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


अम्बाला 


धूलकोट 


प्रम्बाला 


श्री भजन सिंह , पुत्र 
श्री गुरदयाल सिंह 


100 


रबी , 1967 से 
रबी ; 1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से . 
रबी, 1973 से 


150 


2 


दामला 


जगाधरी 


150 


श्री सुखदेव राज, पुन 
श्री साधु राम 


. 


एस . के . प्रभाकर , 
प्रवर सचिव राजस्व, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


LATE NOTIFICATIONS 


